सत्यमेव जयते 


KARYANA 


VT 
. 


OF 


Haryana Government Gazette 


Published by Authority 


© Government of Haryana 


No.30-20201] 


CHANDIGARH, TUESDAY , JULY 28 , 2020 (SRAVANA 6 , 1942 SAKA) 


PART - I 
Notifications , Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 


विद्युत विभाग 


1.0 


अधिसूचना 

दिनांक 11 मई, 2020 
संख्या 6/ REG-253 / Vol -IV.- विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 79 ( सी ) में निहित प्रावधानों की अनुपालना में 
दिनांक 15.03.1984 से 13.08.1998 तक यथा लागू तथा हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम, 1997 (1998 की हरियाणा अधिनियम 
संख्या 10 ) की धारा 56 ( vi ) में निहित प्रावधानों के साथ पठित, हरियाणा के राज्यपाल कार्यालय आदेश की तिथि 23.11.1989 
से तत्कालीन हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की कार्यालय अधिसूचना संख्या 48 / आरईजी -122 दिनांक 23.11.1989 के तहत 
जारी अग्निशमन सेवा के लिए निम्नलिखित भर्ती तथा पदोन्नति नीति अधिसूचित करते हैं : 

विद्युत ( प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा -79 के खण्ड ( सी ) द्वारा प्रदत शक्तियों तथा इस संबंध में अन्य सभी सक्षम 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड एतदद्वारा अग्निशमन सेवा के लिए निम्नलिखित भर्ती तथा पदोन्नति 
नीति बनाता है: 

फायरमैनः 
पद निम्नलिखित शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं रखने वाले और शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करने वाले व्यक्तियों में से सीधी 
भर्ती द्वारा भरे जाएंगे: 
शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं 

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से विज्ञान सहित मैट्रिक । 
(ii ) हरियाणा अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र ( रोहजा खेड़ा) 

सोहना अथवा उस प्रयोजन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 

किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से 5 सप्ताह का प्रशिक्षण । 
( बी ) शारीरिक स्वास्थता / मानक 

(i) कम से कम ऊंचाई 5 फुट 7 इंच । बिना जूते । 
(ii) छाती 32 " -34 " 
(i ) नेत्र दृष्टि 6/6 (बिना ऐनक ) 
(iv) भार कम से कम 54 किलोग्राम (बिना वस्त्रों तथा जूतों के ) 


( 1418 ) 


PART- I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 28 , 2020 (SRVN. 6, 1942 SAKA) 


1419 


2.0 


( सी ) शारीरिक परीक्षण 

(i) पानी में तैर सकने तथा गौता लगाने के योग्य होना चाहिए । 
(ii) दोनों कंधों पर कम से कम 50 किलोग्राम भार रखकर एक 

मिनट में 100 मीटर की दूरी तक भाग सकने में समर्थ हो । 
(i ) रस्से या सीधी पाईप द्वारा भूमि के स्तर से कम से कम 

3 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में समर्थ हो । 
दमकल वाहन चालक एवं अग्निशामक पम्प प्रचालक: 
पद निम्नलिखित शैक्षणिक / तकनीकी अर्हताएं रखने वाले और शारीरिक अपेक्षाएं पूरी करने वाले व्यक्तियों में से सीधी 
भर्ती द्वारा भरे जाएंगे: 
( ए ) शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएं 

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से विज्ञान सहित 

मैट्रिक । 
( i ) हरियाणा अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केन्द्र ( रोहजा खेड़ा ) 

सोहना अथवा उस प्रयोजन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 

किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था से 5 सप्ताह का प्रशिक्षण । 
(ii ) भारी वाहन चालन लाईसैंस और वाहन की चालू मरम्मत 

कराने की जानकारी । 
( बी ) शारीरिक स्वास्थता / मानक 

(i) कम से कम ऊंचाई 5 फुट 7 इंच । बिना जूते । 
(ii ) छाती 32 " -34 " 
(i ) नेत्र दृष्टि 6/6 (बिना ऐनक ) 

(iv) भार कम से कम 54 किलोग्राम (बिना वस्त्रों तथा जूतों के ) 
( सी ) शारीरिक परीक्षण 

(i) पानी में तैरने तथा गौता लगाने के योग्य होना चाहिए । 
(ii) दोनों कंधों पर कम से कम 50 किलोग्राम भार रखकर एक 

मिनट में 100 मीटर की दूरी तक भाग सकने में समर्थ हो । 
( iii ) रस्से या सीधी पाईप द्वारा भूमि के स्तर से कम से कम 

3 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ने में समर्थ हो । 
वरिष्ठ फायरमैनः 

पद फायरमैनों / दमकल चालक एवं अग्निशमन पम्प प्रचालकों में से संयुक्त वरिष्ठता तथा वरिष्ठता एवं गुण के 
आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा परन्तु उनकी फायरमैन / दमकल चालक के रूप में कम से कम 10 वर्ष 
की सेवा हो तथा हरियाणा सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से फायरमैन का अपेक्षित 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर लिया हो । 
विभागीय कर्मचारी ( यों ) के उपलब्ध न होने की स्थिति में , पद ऐसे व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएंगा 
जिन्होंने राष्ट्रीय शमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से या हरियाणा सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता 
प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से उप - अग्निशामता अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो और उनका किसी 
नियमित अग्निशासन सेवा संगठन में फायरमैन / दमकल चालक एवं अग्निशामन पम्प प्रचालक के रूप में कम 

से कम 2 वर्ष का अनुभव हो । 
सहायक अग्निशमक प्रचालक: 

50 प्रतिशत पद वरिष्ठ फायरमैनों में से विरष्ठता एवं गुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे परन्तु उनकी 

वरिष्ठ फायरमैन के रूप में कम से कम 7 वर्ष की सेवा हो । 
4.2 50 प्रतिशत पद ऐसे व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय 

( कालेज ) नागपुर या हरियाणा सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से उप 
अग्निशमन सेवा अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो तथा उनका किसी नियमित अग्निशमन सेवा 

संगठन में वरिष्ठत फायरमैन के रूप में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो । 
अग्निशमक प्रचालकः 
5.1 पद सहायक अग्निशामक प्रचालकों में से वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, परन्तु 

उनकी सहायक अग्निशामक प्रचालक के रूप में कम से कम 4 वर्ष की सेवा हो तथा उन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन 
सेवा महाविद्यालय, नागपुर या हरियाणा सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष 
संस्था से उप अग्निशमन सेवा अधिकारी के पाठ्यक्रम का उपाधि - पत्र । डिप्लोमा / प्रमाण - पत्र प्राप्त किया हो । 


3.0 


3.1 


3.2 


4.0 


4.1 


5.0 


1420 


6.0 


6.1 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 28 , 2020 (SRVN. 6, 1942 SAKA ) 

[ PART - I 
5.2 विभागीय कर्मचारी( यों ) के उपलब्ध न होने की स्थिति में , पद ऐसे उम्मीदवारों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, 

जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की अर्हता हो तथा जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपुर से या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था से उप अग्निशमन 
अधिकारी को पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो तथा किसी नियमित अग्निशमन सेवा संगठन में सहायक 

अग्निशमन प्रचालक के रूप में 2 वर्ष का अनुभव हो । 
सहायक अग्निशामक अधिकारी: 

पद अग्निशमन प्रचालकों में से वरिष्ठता एवं गुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा परन्तु उनकी 
अग्निशमन प्रचालक के रूप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा हो तथा उनके पास राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपुर या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष संस्था द्वारा विहित उप 
अग्निशमन अधिकारी के 

पाठ्यक्रम 

की न्यूनतम 

अर्हता हो । 
विभागीय कर्मचारी( यों ) के उपलब्ध न होने की स्थिति में , पद ऐसे उम्मीदवारों में से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे, 
जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की न्यनतम अर्हता हो और जिन्होंने राष्ट्रीय 
अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर या हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष संस्था से उप 
अग्निशमन अधिकारी का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया हो तथा किसी नियमित अग्निशमन संगठन में अग्निशमन 

प्रचालक / पर्यवेक्षक पद के रूप में 3 वर्ष का अनुभव हो । 
अग्निशमन अधिकारी: 
7.1 पद सहायक अग्निशमन अधिकारी के रूप में 5 वर्ष सेवा वाले सहायक अग्निशमन अधिकारियों में से वरिष्ठता 

एवं गुण के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे । 
7.2 

विभागीय कर्मचारियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में , पद ऐसे व्यक्तियों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा 
जिनके पास पूर्व अभियान्त्रिकी ( प्री - इंजीनियरिंग ) अथवा अन्य समकक्ष अर्हता के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा 
महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन केन्द्र अधिकारी एवं अनुदेशक पाठ्यक्रम में उपाधि - पत्र सहित समकक्ष 
अर्हता हो । अधिमान ( तरजीह) उन्हें दिया जाएगा जिनके पास राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से 
मण्डलीय अधिकारी एवं सहायक मण्डलीय अधिकारी पाठ्यक्रम में उन्नत उपाधि - पत्र हो । 


6.2 


7.0 


तथा 


8.0 


अग्निशमन सेवा संगठन में पर्यवेक्षक के पद पर कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो । 
पूर्वाक्त उपबन्धों में कोई भी बात, अनुसूचित जातियों / जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए आरक्षित 
रिक्तियां भरने के लिए ऐसे आरक्षण पर किसी भी रूप से कोई प्रभाव नहीं डालेगी जो कि भार के संविधान के अनुच्छेद 
16(4) के अनुसरण में राज्य सरकार / बोर्ड द्वारा समय - समय पर जारी किए गए विशेष अनुदेशों द्वारा विनियमित किया 
जाएगा । 
इस विषय पर बोर्ड द्वारा समय - समय पर जारी किए गए पहले आदेश / अधिसूचनाएं निरस्त हो जाएंगी । 
ये संशोधन 23.11.1989 अर्थात् कार्यालय आदेश जारी होने की वास्तविक तिथि से लागू माने जाएंगे । 


9.0 


टी . सी . गुप्ता, 


चण्डीगढः 
दिनांक 11 मई, 2020 . 


अतिरिक्त मुख्य 

सचिव, हरियाणा सरकार, 
विद्युत विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


POWER DEPARTMENT 


Notification 

The 11th May , 2020 
No. 6 /REG -253 /Vol- IV.— In compliance with provisions contained in Section 79 (c ) of Electricity Supply 
Act, 1948 as applicable w.e.f 15.03.1984 to 13.08.1998 and read with provisions contained in section 56 ( vi) of 
Haryana Electricity Reform Act, 1997 (Haryana Act No. 10 of 1998 ), the Governor of Haryana is pleased to notify 
the following Recruitment and promotion policy for Fire Fighting service issued by erstwhile HSEB vide Notification 
No. 48/ REG - 122 dated 23.11.1989w.e.f. date of office order i.e. 23.11.1989: 

In exercise of the powers conferred under clause (c ) of section 79 of the Electricity ( Supply ) Act, 1948 and all 
other enabling powers in this behalf the Haryana State Electricity Board hereby makes the following 
Recruitment and Promotion Policy for Fire Fighting service : 


PART- I] 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 28 , 2020 (SRVN . 6 , 1942 SAKA) 


1421 


1.0 


FIREMAN : 


The Post shall be filled -up by direct recruitment from the persons having Educational/ Technical qualifications 
and physical requirements as under: 
( a ) Educational/ Technical qualifications. (i) Matric with science from recognised University / Board . 

( ii ) 5 weeks training from Haryana Fire Service Training 

Centre (Rohaza khera ) Sohna or any other Institution 

recognised by the Govt. of Haryana for that purpose. 
(b ) Physical fitness /Standard 

Minimum Height 5 - 7 "} 
(without shoes) 


( i ) 


Chest 32 " -34 " 


(c ) 


Physical Tests 


( iii ) Eye Sight 6/6 ( without glasses) 
( iv ) 

Weight not less than 54 Kg. (without shoes and clothes.) 
(i) Should be able to swim and dive in water. 
(ii ) Capable to run a distance of 100 Metres in one minute 

with atleast a load of 50 Kg. on both shoulders . 
( iii ) Capable of climbing a rope or a vertical pipe to a height 

of atleast 3 meters from the ground level. 


2.0 


FIRE BRIGADE DRIVER -CUM - FIRE PUMP OPERATOR : 


The post shall be filled -up by direct recruitment from the persons having Educational/ Technical qualifications 
and physical requirements as under: 
(a ) Educational/ Technical qualifications . (i) Matric with science from a recognised University /Board . 

(ii ) 5 weeks training from Haryana Fire Service Training 

Centre (Rohaza khera ) Sohna or equivalent Institution 

recognised by the Govt. of Haryana for that purpose. 
( iii ) Heavy Vehical Driving Licence and knowledge of 

attending running repairs of the vehicle . 
(b ) Physical fitness/ Standard 

( i) Minimum Height 5 - ( without shoes ) 


Chest 32 " -34 " 


3.0 


( iii ) Eye Sight 6/6 ( without glasses) 

( iv ) Weight not less than 54 Kg. (without clothes and shoes.) 
( c ) Physical fitness /Standard 

( i) Should be able to swim and dive in water . 
(ii) Capable of running a distance of 100 Metres in one 

minute with atleast a load of 50 Kg. on both shoulders. 
( iii ) Capable to climb a rope or a vertical pipe to a height of 

atleast 3 meters from the ground level . 
SENIOR FIREMAN : 
3.1 The post shall be filled - up by promotion from amongst the Fireman / Fire Brigade Drivers- cum -Fire 

Pump operators on the joint seniority and seniority -cum -merit basis, provided they possess atleast 10 
years service as Fire Brigade Driver /Fireman and having under- gone the required Fireman Training 

Course from the Institution recognised by the Government of Haryana for that purpose . 
3.2 In the event, the departmental employee (s) are not available , the post shall be filled - up by direct 

recruitment from amongst the persons , who have passed the Sub - Fire Officer s course from National 
Fire Service College, Nagpur or any equivalent Institution recognized by the Govt. of Haryana for that 
purpose and they possess at least 2 years experience as Fireman /Fire brigade Driver-cum - Fire Pump 

Operator in any Regular Fire Service Organization . 
ASSISTANT FIRE OPERATOR : 
4.1 50 % Posts shall be filled -up by promotion from amongst senior Fireman on seniority -cum -merit basis 

provided they possess atleast 7 years service as senior Fireman . 


4.0 


1422 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 28 , 2020 (SRVN . 6 , 1942 SAKA ) 


[PART- I 


5.0 


6.0 


4.2 50 % posts shall be filled -up by direct recruitment from amongst the persons having passed the sub- Fire 

Officer s course from National Fire Service College, Nagpur or any equivalent Institution recognized 
by the Government of Haryana for that purpose , and they have atleast 3 years experience as senior 

Fireman in any Regular Fire Service organisation . 
FIRE OPERATOR : 
5.1 The post shall be filled - up by promotion from amongst the Assistant- Fire -operators on seniority - cum 

merit basis, provided they have atleast 4 year service as Assistant Fire Operator and possess Sub Fire 
Officer s Course Diploma/Certificate from National Fire Service college, Nagpur or any other 

equivalent Institution recognised by the Govt. of Haryana for that purpose . 
5.2 In the event, the department employee (s ) are not available, the posts shall be filled - up by direct 

recruitment from amongst the candidates, who possess the qualification of Graduation from a 
recognised University and have passed Sub -Fire Officer s course from National Fire Service College, 
Nagpur or from any other equivalent Institution recognized by the Government of Haryana with 2 year 

experience as Assistant Fire Operator in any regular Fire Service Organisation . 
ASSISTANT FIRE OFFICER : 
6.1 The post shall be filled -up by promotion from amongst the Fire Operator on seniority -cum -merit basis 

provided they have atleast 5 years service as Fire Operator and possess minimum qualification of Sub 
Fire Officers Course prescribed by National Fire Service College, Nagpur or by any other equivalent 

Institution recognised by the Government of Haryana . 
6.2 In the event, the departmental employee(s ) are not available, the posts shall be filled -up by direct 

recruitment from amongst the candidates, who possess the minimum qualification of Graduation from a 
recognised University and have passed Sub -Fire Officer s course from National Fire Service College , 
Nagpur, or from any equivalent Institution recognised by the Government of Haryana with atleast 3 

year experience as Fire operator/supervisory post in regular Fire Service Organisation . 
FIRE OFFICER : 
7.1 The post shall be filled -up by promotion from amongst the Assistant Fire Officers on seniority - cum 

merit basis, having 5 years service as Asstt . Fire Officer. 
7.2 In the event the departmental employees are not available the post shall be filled - up by direct 

recruitment from the persons who possess Pre - Engineering or other equivalent qualification with 
Diploma in Station Officers and Instructors course from National Fire Service College, Nagpur . 
Preference shall be given to those having advanced Diploma in Divisional Officers and Assistant 
Divisional Officers Course from National Fire Service College , Nagpur. 


7.0 


AND 


8.0 


Atleast 3 years experience on supervisory post in Fire Service Organisation . 
Nothing contained in the above provisions will , in any way affect the reservation of filling of vacancies 
reserved for Members of Scheduled Castes/ Tribes and Backward classes which shall be governed by special 
instructions issued by the State Govt./Board from time to time in pursuance of Article 16 ( 4 ) of the Constitution 
of India . 
It repeals earlier orders/Notifications on the subject issued by the Board from time to time. 

These amendments are deemed to have come into force with effect from 23.11.1989 i.e. actual date of 
issuance of office order . 


9.0 


Chandigarh : 
The 11th May , 2020 . 


T.C.GUPTA , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Power Department. 


8831 – C.S.H.G.P ., Pkl. 


